तीसगढ़ 


शासन 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 

जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि . से . 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


पंजीयन क्रमांक 
" छ . ग ./ दुर्ग/09 / 2010-2012. " 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 10 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 9 मार्च 2012 


फाल्गुन 19 , शद. 1933 


भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय , उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , कोरबा ( छ . ग. ) 


कोरबा, दिनांक 21 फरवरी 2012 


क्रमांक / उपको / परि ./ 2012/ 135.-~~ श्रीराम स्मृति प्राथ. उप. भं. सहकारी समिति मर्या., बाता , वि.ख. कटघोरा, पंजी. क्र . 34 दिनांक 10 
01-03 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपको/परि./852 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में 
लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था . 


३ 


परिसमापक द्वारा श्रीराम स्मृति प्राथ. उपभोक्ता भं . स. स . मर्या. , बाता की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया है , परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत : मैं दिलीप जायसवाल सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरवा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा ( 18 ) ( 1 ) ( 2 ) एवं म . प्र . 
सहपठित छ . ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5 / 1 / 99 / 15 भोपाल दिनांक 27-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित 
है का प्रयोग करते हुए श्रीराम स्मृति प्राथ. उप.भं. सहकारी समिति मर्यादित , बाता ,विकासखण्ड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 34 दिनांक 10-01-03 का पंजीयन 
निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय ( बाडी कार्पोरेट ) को समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 21-02-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया . 


37 


. 


38 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 9 मार्च 2012 


[ भाग 3 ( 1 ) 


कोरबा ,दिनांक 21 फरवरी 2012 


क्रमांक / उपको / परि ./ 2012 / 136 .-- कोयलांचल कामगार / कारीगर सहकारी समिति मर्या., बाकीमोंगरा, वि.ख. कटघोरा , पंजी. क्र . 47 
दिनांक 24-03-04 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक /उपको/परि./609 दिनांक 17-09-10 द्वारा 
परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था . 


.. 


परिसमापक द्वारा कोयलांचल कामगार / कारीगर स. स. मर्या., बांकीमोंगरा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत 
किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ . ग . सहपठित छ . ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18 ) (1 ) ( 2 ) एवं म. प्र . 
सहपठित छ . ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5 / 1 / 99 / 15 भोपाल दिनांक 27-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित 
है का प्रयोग करते हुए कोयलांचल कामगार / कारीगर सहकारी समिति मर्यादित , बांकीमोगरा ,विकासखण्ड कटघोरा , पंजीयन क्रमांक 47 दिनांक 24-03-04 का 
पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय ( बाडी कार्पोरेट ) को समाप्त करता हूं. 


यह आदेशआज दिनांक 21-02-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया . 


कोरबा , दिनांक 21 फरवरी 2012 


क्रमांक / उपको / परि ./ 2012 / 137.-- प्रगति परिवहन सहकारी समिति मर्या., छुरीकला, वि.ख. कटघोरा , पंजी. क्र . 94 दिनांक 03-01-07 
को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक /उपको/परि./606 दिनांक 17-09-10 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर 
सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि.ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया था . 


परिसमापक द्वारा प्रगति परिवहन सहकारी समिति मर्या., छुरीकला की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
है , परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक 
सहकारी संस्थायें कोरबा, जिला कोरबा छ.ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा ( 18) ( 1 ) (2 ) एवं म. प्र. सहपठित 
छ. ग . शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ -5 / 1 / 99 / 15 भोपाल दिनांक 27-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का 
प्रयोग करते हुए प्रगति परिवहन सहकारी समिति मर्यादित , छुरीकला, विकासखण्ड कटघोरा , पंजीयन क्रमांक 94 दिनांक 03-01-07 का पंजीयन निरस्त करते 
हुए संस्था निगम निकाय ( बाडी कार्पोरेट ) को समाप्त करता हूं. 


, 


यह आदेशआज दिनांक 21-02-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया . 


दिलीप जायसवाल , 


उपपंजीयक . 


-- 


, 


.. 


. 


. 


. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2012. 


